REAM 


MOOD 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

30 फाल्गुन , 1936 ( श० ) 
संख्या 176 राँची, शनिवार 

21 मार्च, 20 15 ( ई० 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


संकल्प 


20 मार्च, 2015 


विषयः- राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं/ संवर्गों आदि में प्रोन्नति के लिए निर्धारित कालावधि 
संबंधी कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या- 3286 दिनांक 04 अप्रैल , 2014 
में संशोधन | 


संख्या- 15/ नीति नि०. 07 -02 / 2014 का .. 2621 -- कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत 
संकल्प संख्या- 3286 दिनांक 04 अप्रैल, 2014 द्वारा राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं/ संवर्गों के 
अन्तर्गत निम्न कोटि के पद से उच्च कोटि के पद पर प्रोन्नति हेतु ग्रेड पे आधारित कालावधि का 
निर्धारण किया गया है । 


__ 2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शनिवार , 21 मार्च, 2015 


2. उक्त संकल्प की कंडिका- 1(iii) में प्रावधानित है कि संबंधित पद का पदभार ग्रहण करने 
की तिथि से कालावधि की गणना की जायेगी । 


कंडिका -1(iii) को निम्नलिखित संशोधन के साथ अन्तःस्थापित किया जाता है:. 


कंडिका- 1(ii) के कॉलम- 2 में अंकित ग्रेड वेतन से संबंधित पद पर प्रोन्नति की 
अधिसूचना/ आदेश निर्गत होने की तिथि से कालावधि की गणना की जायेगी । परन्तु कालावधि में छूट 
का यह लाभ वैसी स्थिति में देय नहीं होगा, जिसमें सरकारी सेवक ने सरकार द्वारा पदस्थापित किये 
जाने के बावजूद प्रोन्नत पद पर योगदान देने अथवा प्रभार लेने में विलंब किया है। बाह्य सेवा में 
कार्यरत पदाधिकारियों के मामलों में कालावधि की गणना वर्तमान पद पर प्रोन्नति की तिथि से की 
जायगी । यह स्पष्ट किया जाता है कि MACP के फलस्वरूप प्राप्त ग्रेड वेतन को कालावधि की गणना 
करने के लिए आधार नहीं बनाया जायगा | 


3. यह व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत होगी | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एस० के० शतपथी, 


सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 17 6 – 50 । 


